निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 438 ) 


7 भाद्र 1934 ( NO ) 
पटना, बुधवार , 29 अगस्त 2012 


गृह (विशेष ) विभाग 


अधिसूचना 

28 अगस्त 2012 
सं0 एल / एच०जी० -1512 / 2012 -7712 — श्री मुरारी मोहन मिश्र, प्रमंडलीय समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, 
पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवं 230 के अधीन दिनांक 05.09.2012 से 22.09 .2012 तक विदेश यात्रा 
( कनाडा) जाने हेतु उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भु चौधरी , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 438-571+ 10-डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette . bih. nic.in 


